रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


AIR 


A 


MISAR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 11 , 2017 / चैत्र 21 , 1939 
NEW DELHI , TUESDAY , APRIL 11, 2017/ CHAITRA 21, 1939 


सं. 1026] 
No. 1026 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल, 2017 

सं . 35 / 2017-सीमा शुल्क ( गै.टे. ) 
का . आ . 1155 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 2 के उपवाक्य ( 34 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , एतदद्वारा , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 
40/ 2012- सीमा शुल्क ( गै. टे.), दिनांक 02 मई, 2012, जिसे का . आ . 993( अ ), दिनांक 02 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण के भाग II, खण्ड - 3, उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित किया गया था , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 

(i) क्रम सं . 2 के समक्ष , कॉलम ( 3 ) में प्रविष्टि (ii) को निरसित कर दिया जाएगा 
(ii) क्रम सं . 3 के समक्ष कॉलम ( 3 ) में प्रविष्टि (xxxvii ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा 

"( xxxvii ) धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 47 या धारा 51, जैसी स्थिति हो , के अंतर्गत माल के 

क्लियरेंस के लिए आदेश दिए जाने के पश्चात ", 
(iii ) क्रम सं . 5 के समक्ष कॉलम ( 3) में 

( क ) प्रविष्टि ( iv ) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 
"(ivक ) धारा 30 ", 
( ख ) प्रविष्टि ( xxi) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा 
"(xxxvii) धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 47 या धारा 51, जैसी स्थिति हो , के अंतर्गत माल के 
क्लियरेंस के लिए आदेश दिए जाने के पश्चात "। 

[ फा . सं . 450/ 198/ 2015 - सीमा शुल्क IV ] 

जुबेर रियाज, निदेशक ( सीमा शुल्क ) 
2451 GI/ 2017 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 40/ 2012- सीमा शुल्क ( गै. टे.), दिनांक 02 मई, 2012 को का . आ . 993 ( अ), दिनांक 02 मई , 2012 के तहत 

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं . 
25/2017 -सीमा - शुल्क ( गै.टे.), दिनांक 31 मार्च, 2017, जिसे का . आ . 1038( अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित 
किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi ,the 11th April, 2017 

No. 35 / 2017-Customs ( N. T .) 
S . O . 1155 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (34 ) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No . 40 /2012 -Customs (N . T .), dated the 
2nd May, 2012 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ), vide number 
S .O . 993 ( E ), dated the 2nd May , 2012 , namely : 
In the said notification , in the TABLE, — 

(i) against Sl.No. 2 ,in column(3), the entry (ii) shall be deleted ; 
( ii ) against Sl. No. 3 , in column (3 ), for the entry (xxxvii ), the following shall be substituted , namely : 

“ (xxxvii ) Section 149 (after grant of order for clearance of goods under section 47 or section 51 of the 

Customs Act, 1962 as the case may be;"> 
( iii) against Sl. No.5, in column (3), 

( a ) after entry ( iv), the following entry shall be inserted, namely: 

"(iva) Section 30; " 
(b ) after entry (xxi), the following entry shall be inserted , namely : 

“ (xxii ) Section 149 (before grant of order for clearance of goods under section 47 or section 51 of the 
Customs Act, 1962 as the case may be.” 

[ F. No. 450/198/2015- Cus- IV ] 

ZUBAIR RIAZ , Director (Customs) 
Note : The principal notification number 40 /2012 -Customs (N . T .), dated the 2nd May , 2012 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (ii), vide number S .O . 993 ( E ), dated the 2nd May, 2012 
and was last amended vide notification number 25 /2017 - Customs (N . T .) dated 31st March , 2017 published vide 
number S . O . 1038 ( E ), dated the 31st March , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 2017 

सं . 36/ 2017 -सीमा शुल्क (गै.टे. ) 
का . आ . 1156 ( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 158 की उपधारा ( 2 ) के उपवाक्य ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 157 की उपधारा ( 2) के उपवाक्य (क ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , 
एतदद्वारा, लेवी आफ फीस ( कस्टम्स डाक्यूमेंट ) रेग्यूलेशन्स , 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, 
यथा : 
1. (1) इन विनियमों को लेवी आफ फीस ( कस्टम्स डाक्यूमेंट) अमेंडमेंट रेग्यूलेशन्स, 2017 कहा जाएगा । 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. लेवी आफ फीस ( कस्टम्स डाक्यूमेंट ) रेग्यूलेशन्स , 1970, के विनियम 3 में , सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , यथा : 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . सं . 


( i) 


(ii ) 


(iv) 


( v ) 


( vii) 
( viii) 


" सारणी 
उद्देश्य 

दर 
( 2 ) 

( 3) 
इम्पोर्ट मेनीफेस्ट या एक्सपोर्ट मेनीफेस्ट,जिसमें इसके पूरक भी आते हैं , में संशोधन । 

1000 . 00 रूपये ; 
शिपिंग बिल में जहाज के नाम में संशोधन । 

1000.00 रूपये; 
शिपिंग बिल के ब्यौरों ( जहाज के नाम के अलावा ) में संशोधन । 

1000. 00 रूपये; 
पोर्ट क्लियरेंस के आवेदन में संशोधन । 

1000 .00 रूपये ; 
बाहरी प्रवेश पत्तन के आवेदन में संशोधन । 

1000. 00 रूपये ; 
शॉर्ट शिपमेंट नोटिस के पूरक में संशोधन । 

1000 . 00 रूपये; 
किसी कागजात को रद्द करना । 

1000 . 00 रूपये; 
निम्नलिखित की अभिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना 
( क ) बिल आफ एंट्री , यदि अनुरोध धारा 46 या धारा 60 के अंतर्गत किसी आदेश को पारित किए | 100. 00 रूपये; 

जाने के पहले किया गया है तो 
( ख ) आयात से संबंधित सीमा शुल्क दस्तावेज , उनसे भिन्न जो कि मद ( क) में संदर्भित हैं 

100. 00 रूपये ; 
( ग ) शिपिंग बिल , यदि अनुरोध धारा 51 के अंतर्गत किसी आदेश को पारित किए जाने के पहले | 

100 . 00 रूपये; 
किया गया है तो 

100. 00 रूपये; 
( घ ) निर्यात से संबंधित सीमा शुल्क दस्तावेज , उनसे भिन्न जो मद (ग ) में संदर्भित हैं 
( क ) सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक के | शून्य ; 
अंतर्गत दायर पूर्व बिल ऑफ एंट्री का संशोधन । 

1000 . 00 रूपये " 
( ख ) उपर्युक्त ( क ) में संदर्भित में से भिन्न बिल आफ एंट्री में संशोधन । 


[ फा . सं . 450/ 198/ 2015- सीमा शुल्क IV ] 

जुबेर रियाज , निदेशक (सीमा शुल्क ) 
नोट : प्रधान विनियम को का . आ . 4018 दिनांक 26 दिसम्बर , 1970 के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खण्ड 3, 

उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं . 55/ 1992 - सीमा शुल्क ( गै.टे .), दिनांक 30 जुलाई , 
1992 , का . आ . 574( अ ), दिनांक 30 जुलाई , 1992 के तहत प्रकाशित , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th April, 2017 

No. 36/ 2017 -Customs ( N. T . ) 
S . O . 1156 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (2 ) of section 157 , 
read with clause ( 1) of sub - section (2 ) of section 158 , of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central 
Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Levy of Fees 
( Customs Documents ) Regulations, 1970 , namely : 
1. (1 ) These regulations may be called the Levy of Fees (Customs Documents ) Amendment 

Regulations, 2017 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Levy of Fees (Customs Documents) Regulations, 1970 , in regulation 3, for the TABLE, 
the following table shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


“ TABLE 


S . No 


(1 ) 


(i) 


(iii ) 
(iv ) 


( vi) 
( vii ) 
( viii) 


Purpose 

Rate 
(2 ) 

(3 ) 
Amendment of import manifest or export manifest including Rs. 1000. 00 ; 
supplementation thereof. 
amendment of vessel s name in a Shipping Bill. 

Rs. 1000 .00 ; 
amendment of particulars (other than vessel s name) in a Shipping Bill . Rs. 1000 .00 ; 
amendment of particulars in a port clearance application . 

Rs. 1000 .00; 
amendment of port on Outward Entry application . 

Rs. 1000 .00 ; 
amendment of Supplementation of a Short-shipment notice . 

Rs. 1000 . 00 ; 
cancellation of any document. 

Rs. 1000 . 00 ; 
supply of certified copies of 
(a ) a bill of entry , if the request is made prior to the passing of an order Rs. 100 . 00; 

under section 46 or section 60 
(b ) a customs document relating to imports other that referred to an item (a ) Rs. 100 .00 ; 
(c) a shipping bill , if the request is made prior to the passing of an order Rs. 100 .00 ; 

under section 51 
(d ) a customs document relating to exports other than that referred to in Rs. 100 . 00 ; 

item (c ) 
(a ) amendment of prior Bill of Entry filed under the proviso to sub - section Nil ; 

( 3 ) of sbection 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962). 
(b ) amendment of Bill of Entry other than those at (a ) above . 

Rs. 1000 .00.” 


( ix ) 


[F . No. 450/ 198/2015-Cus-IV ] 

ZUBAIR RIAZ , Director ( Customs) 
Note : The principal regulation was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 

Sub - section (ii) vide number S . O . 4018 , dated the 26th December, 1970 and was last amended 
vide notification number 55 /1992 -Customs (N . T.) dated 30th July, 1992 published vide number 
S .O . 574 (E ) dated the 30th July, 1992 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2017.04.20 12 :36 :52 + 05 30 


